निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 213 ) पटना , बुधवार , 06 अप्रील 2022 

खान एवं भूतत्व विभाग 

अधिसूचना 
05 अप्रील 2022 

सं ० सं ० - प्र 0 - 01 - वृ ० ख ० ( कोयला ) - 06 / 18-1639 / एम0- कोल वितरण नीति , 2007 के तहत लघु , मध्यम एवं अन्य 
उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि ० को तीन वर्षों के लिए 
( दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2025 तक ) राज्य नामित एजेंसी ( State Nominated Agency ) नामित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 213-571 + 150 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


